रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No . D . L.- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


- 


AnhNgoại 


दिल्लीराजपन 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 47 ] 
No. 47 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 18 , 2016 / फाल्गुन 28 , 1937 
DELHI, FRIDAY, MARCH 18 , 2016 /PHALGUNA 28, 1937 


[ रा . रा. रा . क्षे.दि . सं . 231 ] 

(N . C . T .D . No. 231 ] 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


· वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 18 मार्च, 2016 
सं . एफ . 3( 29 ) / वित्त / ( राजस्व - 1) / 2015 - 16 / डीएस - VI / 93. - जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 
के उपराज्यपाल का विचार है कि ऐसा करना आम जनता के हित में आवश्यक है । 

अत : दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की धारा 16 की उपधारा (12 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्न तालिका के कॉलम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट 
डीलरों के संवर्ग के सामने कॉलम (3 ) में उल्लिखित शर्तों तथा इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सामान्य शर्तों के तहत और 
नामित उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखितानुसार उक्त डीलरों द्वारा देय कर की समझौता योजना उपलब्ध है, अर्थात्: 

तालिका 
डीलरों की पात्रता श्रेणी एवं संवर्ग 

प्रश्मन राशि 


शर्त 


प्रत्येक पंजीकृत डीलर जिसका चालू वर्ष के संपूर्ण कुल बिक्री का पांच (1) डीलर को 
साथ - साथ पूर्ववर्ती वर्ष का अनुमानित टर्न प्रतिशत 

( क ) खरीद या गुड्स प्रापण हेतु या बिक्री हेतु या 
ओवर पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है 

दिल्ली के बाहर किसी भी जगह पर सप्लाई करने 
और जो तैयार खाद्य पदार्थों के अलावा 

का पात्र नहीं है; 
कोई अन्य बिक्री नहीं करता है और पका 

( ख ) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित गुड्स के मामले को 
खाना, स्नैकस, मिठाई , सेवरीज, जूस , 

छोड़कर किसी भी व्यक्ति से खरीद का पात्र नहीं है 
एयरेटेड ड्रिंक , चाय तथा कॉफी इत्यादि 

जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है ; 
सहित नॉन एल्कॉहलिक बीवरेज की बिक्री 

( ग ) इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत टैक्स 
नहीं करता है और इनको होटल , रेस्टोरेंट , 

क्रेडिट दावा का पात्र नहीं है ; 
स्वीट स्टॉल , स्वीट शॉप, क्लब , कैटरिंग 

( घ ) अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपने सकल 
तथा अन्य इटिंग हाउस द्वारा सर्व या 

कर की गणना नहीं कर सकता है; 


1375DG/ 2016 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


डीलरों की पात्रता श्रेणी एवं संवर्ग . 


प्रश्मन राशि 


. 


शर्ते 


2 . 


इनडोर या आउटडोर कैटरिंग करता है : 


बशर्ते कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान टर्न ओवर 
की शर्ते ऐसे डीलर पर लागू नहीं होगी 
जिन्होंने अपना व्यवसाय चालू वर्ष के दौरान 
प्रारंभ किया है । 


( ङ ) “ कर बीजक जारी करने का पात्र नहीं है; और 
( च ) अपनी सभी खरीद के लिए सभी कर बीजक तथा 
सभी रीटेल बीजक की मूल प्रतियां तथा उसके द्वारा 
की गई बिक्री के संबंध में उसे जारी सभी रिटेल 
बीजकों की प्रतियां रखनी होंगी जोकि अधिनियम की 
धारा 48 के अंतर्गत अपेक्षित हैं । 
( 2 ) ऐसा डीलर जो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 
कर का भुगतान कर रहा है वो वर्ष के प्रथम दिन से 
तीस दिनों की अवधि के अंदर इस अधिसूचना के 
साथ संलग्न फार्म आरएच 01 में आवेदन कर इस 
योजना के अंतर्गत कर के तब से भुगतान का विकल्प 
दे सकता है जबसे प्रश्मन का विकल्प दिया हो । 
( 3) जो डीलर नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर 
रहा है वो भी फार्म डीवीएटी 04 में अपने पंजीकरण 
आवेदन के साथ इस अधिसूचना के साथ संलग्न 
फार्म आरएच 01 में आवेदन कर इस योजना के लिए 
भी विकल्प दे सकता है । 
( 4) जो डीलर इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान 
का विकल्प देता है तो इस योजना के लिए अपने 
विकल्प से प्रथम दिन पर उसके द्वारा रखे ओपनिंग 
स्टॉक के मूल्य पर अधिनियम की धारा 4 में 
विनिर्दिष्ट दर पर कर दिया जाएगा और फार्म आरएच 
01 में अपने आवेदन के साथ फार्म डीवीएटी 20 में 
देय कर के भुगतान के साक्ष्य के साथ इस 
अधिसूचना के साथ संलग्न फार्म आर उच 02 में ऐसे 
ओपनिंग स्टॉक के विवरण प्रस्तुत करेगा । 
(5) इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का डीलर 
द्वारा विकल्प दिए जाने के बाद , क्र0 सं0 (6) पर 
उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत को छोड़कर वर्ष 
के अंत से पूर्व अपना विकल्प वापस लेने का पात्र 
नहीं है जिसके लिए उसने इस योजना के अंतर्गत 
कर भुगतान का विकल्प दिया है । 
( 6) एक डीलर जिसने किसी वर्ष विशेष के लिए इस 
योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है , 
और आने वाले वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत 
कर भुगतान हेतु विकल्प देने का इच्छुक नहीं है , 
अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के अनुसार 
जैसाकि लागू है और वर्ष की समाप्ति पर तीस दिनों 
के अंदर फार्म आरएच 03 में इस योजना से निकासी 
के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में जिसके 
लिए इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प 
दिया है, वो आने वाले वर्ष के प्रथम दिन पर उसके 
द्वारा रखे ओपनिंग स्टॉक पर कर भुगतान के क्रेडिट 
दावा का पात्र होगा । 


. PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


सामान्य भार्ते : - ( 1) अधिनियम के सभी प्रावधानों तथा इसके तहत बने नियम जो इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं , 
उन सभी डीलरों पर लागू होगा जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है । 
( 2) डीलरों की कर अवधि जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है जो तिमाही होगी बशर्ते अन्यथा 
डीलर या वर्ग विशेष के डीलरों के लिए आयुक्त द्वारा निर्धारित हो । 
( 3 ) द्वितीय परंतुक अधिनियम की धारा 16 की उप - धारा (1) के अनुसार जिस डीलर ने धारा 16 की उप - धारा ( 1) से (11) 
के अनुसार प्रश्मन योजना के लिए पहले से विकल्प दिया है और जो उपरोक्त तालिका के कॉलम 01 में उल्लिखित डीलरों के 
संवर्ग के अंतर्गत कवर हैं वे 30 अप्रैल, 2016 तक फार्म डीवीएटी 03 में आवेदन द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से इस प्रश्मन योजना से 
आवश्यक रूप से निकासी कर सकते हैं । यद्यपि ऐसे डीलर उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रश्मन के 
अंतर्गत के लिए विकल्प दे सकते हैं । 
( 4) इस अधिसूचना में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , आयुक्त विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अधिसूचित कर सकता है 
कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न कोई भी या सभी फार्म ऑन लाइन भरे जाएंगे । 
( 5) इस योजना के अंतर्गत डीलर द्वारा दिया गया कर अधिनियम की धारा 03 के अंतर्गत डीलर द्वारा देय कर के दायित्व के 
विरूद्ध किसी भी अवधि के लिए किसी भी स्तर पर समायोजित नहीं होगा जिसके लिए डीलर इस योजना के अंतर्गत कर देने के 
लिए पात्र है । 
( 6) डीलर जिसने इस योजना के तहत कर भुगतान का विकल्प दिया है और विकल्प दिए गए वर्ष के दौरान किसी भी समय 
डीलर का टर्न ओवर पचास लाख रुपये से ज्यादा होता है, तो उसे पचास लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर की तिथि से 
अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा । अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के तहत लागू तथा टर्न 
ओवर पचास लाख रुपये से अधिक होने की तिथि से सात दिनों के अंदर फार्म आर एच 03 में सूचना प्रस्तुत करनी होगी, और 
वह उस दिन से दिल्ली में उसके द्वारा रखे ओपनिंग स्टॉक पर इनपुट कर भुगतान के क्रेडिट दावा का पात्र होगा । 
(7) डीलर जिसने इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया है और निर्धारित देय तिथियों तक लगातार दो कर 
अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहा है और असफल रही अवधि के संबंध में कर अवधि के प्रथम दिन से बाद की 
अवधि के कर के संबंध में 

(i) इस योजना के अंतर्गत भुगतान किए गए कर को जब्त करना; 
(ii) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत देय कर का दायित्व । 

ऐसा डीलर अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के तहत तथा बाद के कर अवधि के लिए रिटर्न फाइलिंग के लिए 
निर्धारित देय तिथि की समाप्ति के बाद सात दिनों के अंदर आरएच 03 फार्म में सूचना प्रस्तुत करने के अलावा जिसके लिए चूक 
हुई है इस अधिनियम के अन्तर्गत चूक के संबंध में बाद के कर अवधि के तुरंत बाद कर अवधि के प्रथम दिन पर दिल्ली में उसके 
द्वारा रखे ओपनिंग स्टॉक पर भुगतान किए गए कर के क्रेडिट दावा का पात्र है । 
(8 ) यदि डीलर ने इस योजना के लिए विकल्प दिया है परन्तु विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने में असफल है या किसी 
स्तर पर वह इस योजना के विकल्प हेतु पात्र नहीं पाया जाता है और ब्याज सहित धारा 3 के अंतर्गत देय करके दायित्व सहित 
अधिनियम के सभी प्रावधानों के अनुसार विलंब करता है तो यह माना जाएगा कि डीलर ने कभी भी इस योजना के तहत विकल्प 
नहीं दिया था । 

- यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2016 से लागू होगी । 


व्यापार एवं कर विभाग, 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

प्रपत्र आरएच - 01 

[ नियम 16 (12 ) के अन्तर्गत अधिसूचना देखें ] 
धारा 16 की उप - धारा 12 के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथाधिसूचित योजना के अन्तर्गत रेस्तरा एवं हलवाई मदों की बिक्री में 
पात्र डीलरों द्वारा समाधान अपनाने के लिये आवेदन पत्र 

वार्ड संख्याः 


टिन 


2 . आवेदक 
| व्यापारी का पूरा नाम 


3. व्यापारी का पूरा पता 


RAMECHARGAVISHA . .. JAka 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


4. जिस वर्ष से समाधान योजना लागू करने की मांग की गई है । * 
* इसके पश्चात् “ चालू वर्ष " के रूप में संदर्भित 
| 5. पूर्ववर्ती वर्ष में कुल बिक्री (50) 


| 6 . चालू वर्ष में अनुमानित कुल बिक्री ( 50) 


7 . जिस तिथि को योजना चुनी जा रही है उसके प्रथम दिन को धारित आदि स्टॉक पर देय कर 


देय कर ( रु.) 


आरभिक स्टॉ क का उचित बाजार मूल्य या 
खारीद मूल्य ( जो अधिक हो ) ( रु.) 


8. उक्त 7 के अनुसार भुगतान किये गये कर का विवरण 


विवरण 


विवरण 
(i) भुगतान किए गए कर की राशि ( रूपये ) 
( ii) जमा करने की तिथि 


दिन 


महीना 


वर्ष 


| (iii) चालान संख्या, यदि कोई है 
( * कृपया जमा राशि का मूल चालान / सबूत संलग्न कीजिए ) 


आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर 


9. . सत्यापन 
मै / हम - - - ---- - - इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी / हमारी जानकारी तथा विश्वास के 
अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


पूरा नाम -- 


( प्रथम नाम, मध्य नाम , उपनाम) - - 


पदनाम 


स्थान 


स्थान 


दिनांक 


माह 


, PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


व्यापार एवं कर विभाग, 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 

प्रपत्र आरएच 02 

[ धारा 16 (12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिए ] 
समझौता योजना अपनाने के वर्ष के प्रथम दिन को धारित आरंभिक स्टॉक का विवरण 


- 


11. टिन 
| 2. व्यापार का पूरा नाम 
3. समझौता योजना लागू होने से प्रथम दिन पर स्टॉक का 

कल मल्य 
| 4 . स्टॉक खरीद का विवरण ( तालिका के अनुसार ) 


तालिका 


मात्रा 


क्र० वस्तुओं का 
| सं0 विवरण 


खरीद मूल्य 


कर की दर 


देय कर 


* उक्त तालिका तैयार की जाए तथा मांग के अनुसार प्रपत्र के साथ संलग्न कीजिए । 


विवरण संबंधी प्रमाण पत्र 
मैं / हम - - - - - - इसके द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ / करते हैं कि उपरोक्त स्टाक का विवरण | 
सूचना मेरी / हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है । यह भी प्रमाणित करते है कि उपरोक्त 
विवरण मेरे / हमारे पास उपलब्ध दस्तावेजों का सही रूप है जिसे हम मांगने पर मूल्य संवर्धित कर 
विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है । 


डीलर के हस्ताक्षर 


नाम 


पता : 


दिनांक: 


स्थानः 


137524 /16 - 2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


- 


- 


- 


- 


व्यापार एवं कर विभाग, 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 


प्रपत्र आरएच 03 


[ धारा 16( 12 ) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिए ] . 


धारा 16 की उप - धारा ( 12 ) के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समझौता योजना के संबंध में रेस्तरां और हलवाई मदों 

की बिक्री में लगे डीलरों द्वारा अस्वीकरण संबंधी आवेदन पत्र 


वार्ड संख्या 


11. टिन 


2. आवेदक व्यापारी का पूरा नाम 


3. व्यापारी का पूरा पता 


4 . जिस वर्ष से समझौता योजना अस्वीकरण करने की मांग की गई है । 


* इसके पश्चात् “ चालू वर्ष " के रूप में संदर्भित 


5 .पूर्ववर्ती वर्ष में कुल बिक्री 


6. समझौता योजना अस्वीकरण करने के कारण 


7 . ओपनिंग स्टॉक का विवरण जिस पर इनपुट कर क्रेडिट चाहिए 
क्र0सं0 कर | कर इन्वाइस संख्या । अधिनियम के अधीन बिक्री न किये । कर की दर 
इन्वाइस 

आपूर्तिकर्ता की टिन संख्या | गये स्टॉक का 
तिथि 

खरीद मूल्य 


इनपुट कर 


( % ) 


( रू0 ) 


( 50 ) 


कूल 


8 .. सत्यापन 
म / हम - - - - - - इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी / हमारी जानकारी 
तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है । 


प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ----- 


पूरा नाम ---- - 


Part IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम)--- 


पदनाम 


FITH , 


fahich IIIULID 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से और उनके नाम से , 
5 . Q . Nie , 34 – 2f2a - VI ( 271) 


FINANCE (REVENUE I) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 18th March , 2016 
No. F . 3 (29 )/ Fin (Rev - 1) /2015 - 2016 / dsvi/ 93 . Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of 
Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 12 ) of section 16 of the Delhi Value 
Added Tax Act, 2004 ( Delhi Act 3 of 2005 ) , (hereinafter referred to as “ the Act” ), the Lt. Governor of the National 
Capital Territory of Delhi, subject to the conditions specified in column (3 ) against the classes of dealers specified in 
column ( 1) of the Table below , and other general conditions as prescribed in this notification , hereby , provides for the 
scheme of composition of tax payable by the said dealers as specified in column (2) of the said Table , namely : 

TABLE 
Eligible class or classes of Composition 

Conditions 
dealers 

Amount 


Five percent of 


entire 


turn 


the 
over 


Every registered dealer whose 
turnover during the preceding 
year as well as the expected 
turnover during the current 
year does not exceed fifty 
lakh rupees and who is not 
making any sales other than 
that of ready to eat foods and 
non -alcoholic beverages 
including cooked food , snacks, 
sweets , savouries , juices , 
aerated drinks, tea and coffee 
etc . served in or catered 
indoors or outdoors by hotels , 
restaurants , sweet- stalls, sweet 
shops, clubs, caterers and any 
other eating houses : 
Provided that the condition of 
turnover during preceding year 
shall not apply to a dealer who 
commences his business during 
the current year. 


( 1 ) The dealer shall, - 
(a ) not be eligible for making purchases from or procuring 
goods from or making sales to or making supplies to any 
place outside Delhi; 
(b ) not be eligible for making purchases from a person who 
is not registered under the Act except in the case of goods 
specified in the First Schedule ; 
( c ) not be eligible to claim tax credit under section 9 of the 
Act; 
(d ) not calculate his net tax under section 11 of the Act; 
(e ) not collect any amount by way of tax under the Act; 
(f ) not be entitled to issue “ Tax 

Invoices ; and 
(g ) continue to retain the original copies of all tax invoices and 
all retail invoices for all his purchases and copies of all retail 
invoices issued by him in respect of his sales as required under 
section 48 of the Act . 


1 


( 2 ) A dealer who is paying tax under section 3 of the Act, can 
opt for payment of tax under this scheme by filing an 
application in Form RH 01 appended to this notification within a 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV ) 


Conditions 


Eligible class or classes of 

dealers 


Composition 

Amount 


3 : 
period of thirty days from the first day of the year with effect 
from which composition is opted . 


(3 ) A dealer applying for a fresh registration can also opt for 
this scheme by filing application in Form RH 01 appended to 
this notification alongwith his registration application in 
Form DVAT 04 . 
(4 ) A dealer opting to pay tax under this scheme shall pay tax , 
at the rates specified in section 4 of the Act, on the value of 
the opening stock held by him on the first day from which he 
opts for this scheme and shall furnish the details of such opening 
stock in Form RH 02 appended to this notification along with 
proof of payment of due tax in Form DVAT 20 , with his 
application in Form RH 01 . 


(5 ) Once a dealer has opted to pay tax under this scheme, he shall, 
except under the circumstances described at Sl. No. (6 ) below , 
not be eligible to withdraw his option before the end of the 
year for which opted to pay tax under this scheme. 


(6 ) A dealer who , having opted to pay tax under this scheme for 
a particular year, does not intend to opt for payment of tax under 
this scheme for the following year , shall, subject to the 
conditions contained in section 20 of the Act in so far as they are 
applicable and further subject to furnishing of intimation 
regarding withdrawal from this scheme in form RH 03 
within thirty days from the end of the year for which opted to 
pay tax under this scheme, be eligible to claim credit of tax paid 
on the opening stock held by him on the first day of said 
following year . 


General conditions : ( 1 ) All the provisions of the Act and the rules made thereunder which are not contrary to 
this scheme shall apply to every dealer opting to pay tax under the scheme. 

(2 ) The tax period for the dealers opting to pay tax under this scheme shall be a quarter unless 
otherwise prescribed by the Commissioner for a dealer or class of dealers . 

( 3) In view of the second proviso to sub -section (1 ) of section 16 of the Act a dealer who has already opted 
for composition scheme as per sub -sections ( 1) to (11) of section 16 and who is covered under the class of dealers 
described in coloumn 1 of the above table , shall mandatorily withdraw from the composition scheme with effect from 1st 
April, 2016 by filing application in Form DVAT 03 upto 30th April, 2016 . However , such dealers can opt for 
composition under this scheme as per the procedure explained above. 

(4 ) Notwithstanding anything contained in this notification , the Commissioner may notify , by a special or 
general order , that any or all of the forms appended to this notification shall be filed online . 

(5 ) Tax paid by a dealer under this scheme shall not be adjusted at any stage against the liability of the dealer 
to pay tax under section 3 of the Act for any period other than the period for which the dealer was eligible for paying tax 
under this scheme. 

(6 ) If the turnover of a dealer who opted to pay tax under this scheme exceeds fifty lakh rupees at any time 
during the year for which so opted , he shall be liable to pay tax under section 3 of the Act on and from the date his 
turnover exceeds fifty lakh rupees and he shall, subject to the conditions contained in section 20 of the Act in so far 
as they applicable and further subject to furnishing the intimation in Form RH 03 within seven days from the date on 
which turnover exceeded fifty lakh rupees, be entitled to claim credit of the input tax paid on opening stock held by him 
in Delhi on such day , 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(7) A dealer who has opted to pay tax under this scheme and has defaulted to furnish the returns for two 
consecutive tax periods by the prescribed due dates shall, with effect from the first day of the tax period immediately 
next to the latter tax period in respect of which the default has been committed - 

(i) cease to be liable to pay tax under this scheme, 
( ii ) be liable to pay tax under section 3 of the Act . 

Such a dealer shall, subject to the conditions contained in section 20 of the Act in so far as they applicable 
and further subject to furnishing the intimation in Form RH 03 within seven days after the end of due date prescribed 
for filing of return for the latter tax period in respect of which the default has been committed , be eligible to claim 
credit of the tax paid under this Act on the opening stock held by him in Delhi on the first day of the tax period 
immediately next to the latter tax period in respect of which the default has been committed . 

(8 ) In case a dealer has opted for this scheme but has failed to comply with the conditions specified therein 
or who , at any later stage, is found not eligible for having opted this scheme, all the provision 

s of the Act including the liability to pay tax under section 3 , along with interest due for delay, if any, shall 
apply mutatis mutandi as if the dealer has never opted for this scheme. 

This notification shall come into force with effect from the Ist day of April , 2016 . 


Department of Trade and Taxes 


Government of NCT of Delhi 


FORM RH01 


[ See notification under section 16 ( 12)] 


Application Form for opting Composition by an eligible dealer engaged in making sales of 
restaurant and halwai items under the scheme as notified by Government under sub - section 

(12 ) of section 16 


Ward No . 


1.TIN TO 


1 . TIN 


ID 


2 . Full Name of Applicant Dealer 


3 . Full Address of Dealer 


4 . Year for which the composition scheme is sought* 
* hereinafter referred to as “ current year ” 


| 5 . Turnover in the preceding year 


(Rs. ) 


| 6 . Estimated Turnover in the current year 


( Rs.) , 


I 


I I 


7 . Tax payable on opening stock held on the first day with effect from which scheme is being opted 
Fair market value * or Purchase Value of 

Tax payable (Rs.) 
the opening stock (whichever is higher ) 


8 . Details of Tax paid as per the details at (7 ) above 

Description 


Details 


1375 DG | 16 - 3 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV ] 


(i) Amount of tax paid * (Rs.) 
( ii) Date of Deposit 


dd 


mm 


уууу 


(iii) Challan No . if any 
(* Please attach original challan / proofof deposit ) 


Name and signature of applicant / authorized signatory 


9 . Verification 
I/We 

_ hereby solemnly affirm and 
declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of 
my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom . 
Signature of Authorised Signatory 
Full Name (first name, middle , surname) 
Designation 


Place III 

Datet av 


Date 


Month 


Day 


Month 


Year 


year 4 


Department of Trade and Taxes 
Government of NCT of Delhi 

FORM RHO2 
[See notification under section 16 (12 )] 


Statement of opening stock held on the first day of the year from which composition is to be 

opted 


1 . TIN 
2 . Full Name of Business 
3 . Total Value of the Stock as on first day with 

effect from which composition scheme 
| 4 , Details of Stock purchases (as per Table 
Table 
S .No . Description of Quantity Purchase 

goods 


Rate of 


Tax payable 


Value 


tax 


* The above table can be prepared and attached with the form as per the requirement 
Certification of Details 


I/We 

_ hereby certify that all the above-mentioned stock details 
are true and correct to the best of my/our knowledge. Further certified that the particulars indicated 
above are the correct version of the documents , which are in my/our possession and can be 
produced before the Value Added Tax Department on demand . 
Signature of the dealer 


Name: Address : 


Date : Place : 


PART IV ) 


TY 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


11 


Department of Trade and Taxes 
Government of NCT of Delhi 

FORM RH03 

[See notification under section 16 ( 12)] 
Intimation regarding withdrawal by a dealer engaged in sales of restaurant and halwai items from 

Composition schemeas notified by Government under sub - section ( 12 ) of section 16 


Ward No. 
| 1. TIN LIITTIILILIT 


2 . Full Name of Applicant Dealer 


3 . Full Address of Dealer 


4 . Year with 

from 


effect from 


which withdrawal 


composition scheme is sought* 
* hereinafter referred to as “ current year ” 
5 . Turnover in the preceding year 
6 . Reasons for withdrawal from 
composition scheme 


S . 1 


Tax 


7. Details of input tax credit sought on opening stock 

Tax Supplier Purchase 
No Invoice 

Invoice TIN No. 

Price of 
date 

under the 
No. Act 

unsold 
stock (Rs. ) 


Rate of 

tax 


Input Tax 

(Rs.) 


Total 


8 . Verification 
I /We 

hereby solemnly affirm and declare 
that the information given hereinabove is true and correct to the best ofmy/ our 
knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom . 


Signature of Authorized Signatory 
Full Name (first name, middle , surname) 
Designation 


Name 
Date TTTTTTTTTTT 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

A .K . SINGH , Dy. Secy .,VI (Financ ) 


1375 06 / 16 - 4 


12 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV ] 


व्यापार एवं कर विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 18 मार्च, 2016 
सं . फा . 5 (54) / नीति / वैट / 2013 / पी . एफ . / 1721 -31. - इस विभाग की अधिसूचना संख्या सं . फा . 
5 (54) / नीति / वैट / 2013 / पी . एफ . / 1123 - 1135 दिनांक 26 / 12 / 2013 के आंशिक संशोधन में , दिल्ली मूल्य संवर्धित 
अधिनियम , 2004 की छठी अनुसूची में , प्रविष्ट संख्या - 1 के भाग - क - दूतावासों की सूची में , क्रम संख्या ए - 141 , 
वियतनाम (पंजीकरण संख्या / टिन - 07509892160) के सामने निम्नलिखित शर्तों को डाला जाता है: 


( क) वैट रिफंड की सुविधा इन वस्तुओं की खरीद पर दूतावास को उपलब्ध होगी , यानी: 


i. कार्यालय परिसर और दूतावास निवास के टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली, पानी और गैस बिल और अन्य टेलीफोन 

बिल जो दूतावास के नाम पर है । 
कार्यालय उपयोग के लिये स्टेशनरी, कार्यालय उपकरण, इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलिविजन , एयर . 

कंडीशनर आदि । 
iii . कार्यालय गाडियां और राजनयिक अधिकारियों के स्वामित्व वाली वाहनों द्वारा इस्तेमाल ईंधन / पेट्रोल । 


( ख) वैट रिफंड की सुविधा इन वस्तुओं की खरीद पर राजनयिक अधिकारियों को उपलब्ध होगी 


यानी : 


i. ऑटो मोबाइल - एक न. .. 
ii . मोटरसाइकिल - एक न . 

टेलिविजन - दो न . 
iv. वॉशिंग मशीन - एक न . 
v . एयर कंडीशनर - दो न . 
vi. निजी कम्प्यूटर – एक न . 
vii. ओवन और माइक्रोवेव - प्रत्येक ( एक वस्तु के लिये ) 

गैर - राजनयिक अधिकारी अपने आगमन के छह महीने के भीतर जो वस्तुएं उपरोक्त अनुच्छेद (ग) में सूचीबद्ध 
है , उसकी खरीद कर सकते हैं । 


अधिसूचना की अन्य विषय वस्तु यथावत रहेगी । 


यह अधिसूचना दिनांक 30 / 12 / 2015 से प्रभावी होगी । 


एस. एस. यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर 


DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES 

NOTIFICATION 

Delhi, the 18th March , 2016 
No . F. 5( 54 )/ Policy/VAT/ 2013/ PF/1721 -31. - In partial modification of this . department s Notification 
No . F. 5(54)/ Policy /VAT / 2013/ PF/ 1123 - 1135 dated 26/12/ 2013, the following conditions may be inserted against 
SI. No. A -141, Vietnam ( Registration No./ TIN. .07509892160 ) in Part A- List of Embassies of Entry No. 1 of Sixth 
Schedule appended with the Delhi Value Added Tax Act, 2004 : 


(A ) The facility of VAT refund shall be available to the Embassy on purchase of items viz ; 

i. Telephone , Internet , Electricity , Water and Gas Bills of Chancery Premises and Embassy 

Residence and other telephone bills which are in the name of Embassy . 
ii. Office Stationery , Office equipment, electronic items like Refrigerator , Television , Air 

Conditioner etc . for official use . 
( iii. Fuel/petrol used by office cars and vehicles owned by diplomatic officers. - 


- 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


13 


( B ) The facility of VAT refund shall be available to the Diplomatic Officers on purchase of items viz .: 


jii . 
iv . 


Automobile - one no . 
Motorcycle - one no. 
Television - two nos. 
Washing machine - one no . 
Air conditioners - two nos. 
Personal computer - one no . 
Oven and microwave - one each 


V . 
vi. 
vii. 


(C ) Non -diplomatic officers can purchase the items listed at para ( B ) above, within six months of their arrival. 


Rest of the contents of the above said notification shall remain unchanged . 


This notification shall come into force w .e.f. 30 . 12. 2015 . 


S .S .YADAV , Commissioner, Value Added Tax 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


